( श 
शासन 


इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


मध्य प्रदेश 


A 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 1791 


भोपाल, बुधवार, दिनांक 26 अप्रैल 2017 - वैशाख 6, शक 1939 


- 


नगरीय विकास एवं आवास विभाग 

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल 

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2017 
क्र . एफ 3- 25 - 2017 - अट्ठारह - 5. - राज्य शासन ने एतद्द्वारा मध्यप्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के लिये पदों की 
संरचना एवं अन्य सेवा शर्तों के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया है : 


( 1 ) 


मध्यप्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के लिये संलग्न अनुसार पदों की स्वीकृति प्रदान की जाती है. 


( 2 ) 


अधिकारी/ कर्मचारियों के स्वीकृत पदों को राज्य शासन के नियमों के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति / संविदा नियुक्ति से भरा जावे. 


प्राधिकरण की आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति / संविदा नियुक्ति की अवधि निर्धारित करने , उक्त अवधि में वृद्धि करने तथा 
संविदा पर अशासकीय व्यक्तियों को अधिकारी/ कर्मचारी नियुक्त करने हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्यवाही की जा 
सकेगी. 


स्वीकृत पदों की संख्या एवं वेतनमान के अधीन रहते हए कार्य के अनुरूप पदों के पदनाम परिवर्तित करने का अधिकार 
प्राधिकरण को होंगे . 


( 5 ) 


सूचना प्रौद्योगिकी सेटअप ( सलाहाकार/ प्रोग्रामर/ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ) हेतु मैप आई. टी . के माध्यम से व्यवस्था की जाने 
की अनुमति प्रदान की जाती है. .. 


___ 2. उक्त पदों एवं संरचना की स्वीकृति मंत्रि - परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 16, दिनांक 25 अप्रैल 2017 के अनुक्रम में जारी 
किया गया है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

राजीव शर्मा, अपर सचिव . 


357 


358 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2017 


क्र . 
__ ( 1) 

1 


2 


परिशिष्ट " अ " 
रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी के लिये स्वीकृत पदों की संरचना 
पद का नाम पद की संख्या पद की श्रेणी 

मानदेय / वेतनमान 

भर्ती का स्रोत 
(2 ) (3 ). ___ ( 4 ) 

( 5 ) 

( 6 ) 
अध्यक्ष 01 राज्य निर्वाचन आयुक्त , अर्थात् वेतन भत्ते , अन्य परिलब्धियां पेंशनर्स की स्थिति में 

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा सेवा शर्ते राज्य के निर्वाचन पेंशन की राशि कम 
के समकक्ष. 

आयुक्त , अर्थात् उच्च न्यायालय करते हुये. 
के न्यायाधीश , को अनुज्ञेय 

अनुसार. 
सदस्य 02 न्यायिक सेवा/ भारतीय अंतिम आहरित वेतन भत्ते एवं पेंशनर्स की स्थिति में 

प्रशासनिक सेवा/मुख्य अन्य परिलब्धियों के समतुल्य . पेंशन की राशि कम 
अभियंता अथवा उससे उच्च 

करते हुये . 
स्तर के अधिकारी / अधिनियम 

के अनुसार अन्य अधिकारी . 
प्राधिकरण 01 राज्य प्रशासनिक सेवा ( अपर 15600 - 39100+ 7600 या इससे प्रतिनियुक्ति / संविदा 
सचिव . 

कलेक्टर या उससे वरिष्ठ ). अधिक . 

राज्य प्रशासनिक सेवा 15600 - 39100 + 5400 या इससे प्रतिनियुक्ति / संविदा 
प्रशासनिक 

अधिक . 
अधिकारी . 


मुख्य 


प्रतिनियुक्ति / संविदा 


प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश 
स्तर. 


51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 
63070. 


न्याय 
निर्णायक 

अधिकारी 
( Adjudicating 
officer ). 
वित्तीय 
नियंत्रक . 

विधिक 
सलाहाकार . 


चार्टेड एकाउंटेन्ट 


37400 - 67000 +8700 


प्रतिनियुक्ति / संविदा 


01 


उच्च न्यायिक सेवा अथवा 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - प्रतिनियुक्ति / संविदा 
एडव्होकेट जिन्हें संबंधित क्षेत्र 63070. 
में 10 साल का अनुभव हो . 
संयुक्त संचालक 

15600 - 39100 + 7600 प्रतिनियुक्ति/संविदा 


01 


सहकारिता 
सलाहाकार 


01 


संयुक्त संचालक 


15600 - 39100 + 7600 


प्रतिनियुक्ति / संविदा 


___ 01 


अधीक्षण यंत्री/ कार्यपालन यंत्री 


15600 - 39100+ 7600 एवं इससे 
अधिक . 


प्रतिनियुक्ति / संविदा 


नगर निवेशक 
सलाहकार 
तकनीकी 
सलाहकार. 

सूचना 
प्रौद्योगिकी 
सलाहकार . 
लेखाधिकारी 


11 


बाह्य स्रोत से सेवायें ली 
जायेगी. 


01 


सहायक संचालक, म. प्र. 
वित्त सेवा. 
सहायक यंत्री 


15600 - 39100 + 5400 एवं इससे प्रतिनियुक्ति /संविदा 
अधिक. 
15600 - 39100 + 5400 

प्रतिनियुक्ति / संविदा . 


सहायक यंत्री 


01 


नोट . - सूचना प्रौद्योगिकी सेटअप ( सलाहकार ) हेतु मेप - आई. टी. के माध्यम से व्यवस्था की जाये. 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अप्रैल 2017 


358 (1 ) 


- 


· परिशिष्ट " ब " 


- 


- - 


रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी के लिये स्वीकृत पदों की संरचना 
पद का नाम पद की संख्या पद की श्रेणी 

वेतनमान 
( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 


क्र . 
( 1 ) 


भर्ती का स्रोत 

( 6 ) 


01 


प्रथम श्रेणी 


15600 - 39100 + 7600 


प्रतिनियुक्ति / संविदा 


स्टॉफ 
ऑफिसर 


निज सचिव 


02 


द्वितीय श्रेणी 


15600 - 39100 + 6600 


प्रतिनियुक्ति / संविदा 


3 


निज सहायक 


9300 - 34800 + 4200 


प्रतिनियुक्ति / संविदा 


04 ( 3 + 1 ) . तृतीय श्रेणी 

( 1 पद अंग्रेजी 
निज सहायक ) 


06 


तृतीय श्रेणी 
( 3 पद रीडर ) 


5200 - 20200 + ग्रेड अनुसार प्रतिनियुक्ति / संविदा 
ग्रेड पे. 


सहायक 
ग्रेड - 1/ ग्रेड 
2/ कैशियर। 

रीडर. 


स्टेनो 
टायपिस्ट - 


___ 06 


तृतीय श्रेणी 


5200 - 20200 + 1900 


प्रतिनियुक्ति/संविदा 


प्रोग्रामर 


बाह्य स्रोत से सेवायें ली जायेगी. 


बाह्य स्रोत से सेवायें ली जायेगी . 


डाटा एन्ट्री 
आपरेटर . 


तृतीय श्रेणी 


5200 - 20200 + 1900 


प्रतिनियुक्ति / संविदा 


सहायक 
ग्रेड - 3 


रिकार्ड कीपर 


तृतीय श्रेणी 


5200 - 20200 + 1900 


प्रतिनियुक्ति / संविदा 


10 


लाईब्रेरियन 


लाइब्रा 


तृतीय श्रेणी 


5200 - 20200 + 2800 


प्रतिनियुक्ति/ संविदा 


तृतीय श्रेणी 


5200 - 20200 + 1900 


प्रतिनियुक्ति / संविदा 


वाहन चालक 
( शासकीय ) . 


12 


बाह्य स्रोत से सेवायें ली जायेगी. 


वाहन चालक 
( संविदा ) . 


13 


भृत्य/ अर्दली 


12 


चतुर्थ श्रेणी 

कलेक्टर रेट ( यदि प्रतिनियुक्ति / प्रतिनियुक्ति / संविदा 

संविदा पर 4440 - 7440 + 1300 
बाह्य स्रोत से सेवायें ली जायेगी. 


सुरक्षा गार्ड 


नोट. - सूचना प्रौद्योगिकी सेटअप ( प्रोग्रामर / डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) हेतु मेप - आई. टी . के माध्यम से व्यवस्था की जाये. 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017. 


